सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 अग्रहायण, 1941 ( श ० ) 


संख्या - 41 


राँची, बुधवार 


11 दिसम्बर , 2019 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


आदेश | 


पुरःस्थापन के 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 492- 511 भाग- 4- झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 

भाग -5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 -क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस- सी ., बी.ए, 

प्रतिवेदन और उक्त विधान -मंडल में 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम.बी.बी.एस. ,बी.सी.ई.,डिप ०- इन - एड ., 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग -8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1-ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक- 


पूरक " अ " 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 11 दिसम्बर , 2019 


493 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
11 , सितम्बर, 2019 ई ० 


संख्या-13/ डी०-1002/ 2007- 4859 / सी ०, -- गृह मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्रांक- I 
21017/01/2019-IPS - III, दिनांक 14.08.2019 के आलोक में श्री आशीष बत्रा, भा ०पु ० से ० (1997 ), पुलिस 
महानिरीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एसटी० एफ ०), झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार- पुलिस महानिरीक्षक ( अभियान), 
झारखण्ड, राँची को के 

राँची को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत् महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ( NIA) के पद पर 
योगदान देने हेतु वत्र्तमान धारित पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
26 नवम्बर , 2019 ई ० | 


संख्या -12/ पी०-8005/ 2014 ( खण्ड)- 6358 श्री अनिल कुमार सिंह, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी , 
बड़कागाँव, हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए अगले नियमित पदस्थापन तक पुलिस मुख्यालय , झारखण्ड, 
राँची में योगदान देने का निदेश दिया जाता है । 

संख्या -12/ पी०-8005/ 2014 ( खण्ड)- 6359 श्री भूपेन्द्र प्रसाद राउत , पुलिस उपाधीक्षक , जंगल वारफेयर 
स्कूल , नेतरहाट को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
उक्त पर भारत निर्वाचन आयोग का आदेश प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


2 . 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 11 दिसम्बर , 2019 


494 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
25 अक्टूबर, 2019 ई ० | 


संख्या-12 / पी०5-1004/ 2019- 5780 श्रीमती सरोजनी लकड़ा, वरीय पुलिस उपाधीक्षक , भ्रष्टाचार 
निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को वरीय पुलिस उपाधीक्षक कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान Level-11 /अपुनरीक्षित 
वेतनमान- 15600-39100 , ग्रेड वेतन रू ० 6600 /-) से अपर पुलिस अधीक्षक कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- Level 
12 / अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-II-15600-39100 , ग्रेड वेतन रू ० 7600/-) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर पुलिस 
अधीक्षक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-12/ पी05-1004/ 2019- 5781 श्रीमती एमेल्डा एक्का, वरीय पुलिस उपाधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक 
ब्यूरो , झारखण्ड, राँची को वरीय पुलिस उपाधीक्षक कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- Level-11 / अपुनरीक्षित वेतनमान 
15600-39100 , ग्रेड वेतन रू ० 6600/-) से अपर पुलिस अधीक्षक कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- Level 
12/ अपुनरीक्षित वेतनमान- PB -III -15600-39100, ग्रेड वेतन रू० 7600 /-) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर पुलिस 
अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


2 . 


उक्त प्रोन्नति का आर्थिक लाभ अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर योगदान की तिथि से देय होगा । 


3 . 


उपरोक्त अधिसूचना माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर याचिका डब्ल्यू ० पी ० ( एस ०) 
संख्या -3792/ 2016 के आदेश से प्रभावित होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


शैलेश 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


495 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 11 दिसम्बर , 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
01 नवम्बर, 2019 ई ० | 


संख्या -11/ स्था राज .-03/ 2019- 5955-- राज्य कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्तीय उन्नयन का लाभ 
प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड , राँची के संकल्प ज्ञापांक- 2981/ वि ., दिनांक -01.09.2009 एवं 1779, 
दिनांक- 21.05.2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक -19.09.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग 
समिति की अनुशंसा पर गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन 
निम्नांकित प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारियों/प्रोबेशन पदाधिकारियों को उनके नियुक्ति / योगदान की तिथि से लगातार 
10/20/30 वर्षों की सेवा पूरे किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख तालिका के अनुसार द्वितीय/ तृतीय 
संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 


क्र . 


नाम एवं पदनाम 


वर्तमान वेतनमान् 


देय वेतनमान् 


सं . 


1 . 


2 . 


सुश्री ओलगा वाणी मुंजनी, | 15,600-39,100 / 
प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी | ग्रेड पे- 6,600/ 
( सेवानिवृत्त ) 

( पुनरीक्षित वेतनमान में 

Level-11) 
श्रीमती अमिता एक्का, 15,600-39,100 / 
प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी | ग्रेड पे- 6,600 / 
( सेवानिवृत्त ) 

( पुनरीक्षित वेतनमान में 

Level - 11) 
श्री जीतेन्द्र नारायण, 

9,300-34,800 / 
प्रोबेशन पदाधिकारी, ग्रेड पे- 5,400 / 

( पुनरीक्षित वेतनमान में 

Level - 9 ) 
श्री रविन्द्र कुमार ठाकुर , 

9,300-34,800 / 
प्रोबेशन पदाधिकारी , ग्रेड पे- 5,400/ 
कोडरमा । 

( पुनरीक्षित वेतनमान में 
Level- 9 ) 


देय एम.ए.सी.पी. 

(तिथि सहित ) 
तृतीय एम.ए.सी.पी. 15,600-39,100 / 
देय तिथि -12.10.2013 ग्रेड पे- 7.600/ 

(पुनरीक्षित वेतनमान में 

Level -12 ) 
तृतीय एम.ए.सी.पी. 

15,600-39,100 / 
देय तिथि -31.07.2016 ग्रेड पे- 7,600/ 

( पुनरीक्षित वेतनमान में 

Level-12) 
द्वितीय एम.ए.सी.पी. 15,600-39,100/ 
देय तिथि -01.09.2017 | ग्रेड पे- 5,400 / 

( पुनरीक्षित वेतनमान में 

Level - 10 ) 
द्वितीय एम.ए.सी.पी. 15,600-39,100/ 
देय तिथि -01.09.2017 | ग्रेड पे- 5,400 / 

( पुनरीक्षित वेतनमान में 
Level - 10 ) 


3 . 


राँची । 


4 . 


2) उपर्युक्त लाभों की स्वीकृति निम्नांकित शत्र्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है: 
( क ) ये वृत्तीय उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक है। 
( ख ) वृत्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन के निर्धारण का सत्यापन होने के उपरांत ही वित्तीय उन्नयन 

का लाभ देय होगा । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 11 दिसम्बर , 2019 


496 


( ग ) प्रदत्त वृत्तीय उन्नयन के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत 

एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ रद्द/ संशोधित कर दिया जायेगा तथा इन्हें भुगतान की गयी राशि की 

एकमुश्त वसूली/ प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 
3 ) इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमणों के दौरान संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण प्रशासी 
विभाग द्वारा भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम- 22 (i) ( ए) (i) के प्रावधानों तथा इस संदर्भ में 
भारत सरकार द्वारा समय- समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन होगा । 

4 ) यह उत्क्रमण व्यक्तिगत है , जिसका उनकी पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा । संवर्ग में 
कनीय कर्मी को एम.ए.सी.पी. योजना के तहत् उच्चतर वेतनमान् / ग्रेड वेतन प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी 
को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/ वेतन का संरक्षण देय नहीं होगा । 

उपरोक्त वृत्तीय उन्नयन पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है । 


. 


5 ) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुबोध कुमार , 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


शुद्धि पत्र 
18 नवम्बर , 2019 ई ० | 


संख्या-11/ स्था.राज .-03/ 2019- 6208 विभागीय अधिसूचना सं0-5955 , दिनांक- 01.11.2019 द्वारा 
गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन चार प्रधान प्रोबेशन 
पदाधिकारियों/प्रोबेशन पदाधिकारियों को द्वितीय/तृतीय संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की 
गयी है । उक्त अधिसूचना में अंकित विवरणी की कंडिका-2 में " श्रीमती अमिता एक्का, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी 
( सेवानिवृत्त ) ” के स्थान पर “ श्रीमती अमिता एक्का, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय , राँची " 


पढ़ा जाय । 


उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा इसके शेष अंश यथावत् रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुबोध कुमार, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019 


497 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
01 नवम्बर , 2019 ई ० | 


संख्या-11 / स्था.राज .- 03/ 2019- 5957 राज्य कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्तीय उन्नयन का लाभ 
प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक- 2981/ वि ., दिनांक-01.09.2009 एवं 1779, 
दिनांक- 21.05.2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक -19.09.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग 
समिति की अनुशंसा पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन 
निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नियुक्ति /योगदान की तिथि से लगातार 10/20/30 वर्षों की सेवा पूरे किये जाने 
के फलस्वरूप उनके नाम के 

सम्मुख तालिका के 

अनुसार द्वितीय/ तृतीय संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है : 


नाम एवं पदनाम 


वर्तमान वेतनमान् 


देय वेतनमान् 


सं . 


देय एम.ए.सी.पी. 

(तिथि सहित ) 
तृतीय एम.ए.सी.पी. 
देय तिथि- 29.12.2018 


5 . 


6 . 


तृतीय एम.ए.सी.पी. 
देय तिथि- 08.08.2016 


श्री दीपक कुमार विद्यार्थी, 15,600-39,100/ 
सहायक कारा महानिरीक्षक , 

ग्रेड पे- 7,600/ 
झारखण्ड, राँची । 

( पुनरीक्षित वेतनमान में 
( सेवानिवृत्त ) 

Level- 12 ) 
श्रीमती रूपम प्रसाद , 

15,600-39,100 / 
प्राचार्य, कारा प्रशिक्षण संस्थान , ग्रेड पे- 7,600/ 
हजारीबाग । 

( पुनरीक्षित वेतनमान में 
( सेवानिवृत्त ) 

Level- 12 ) 
श्री भागीरथ कार्जी, 

15,600-39,100 / 
अधीक्षक , केन्द्रीय कारा , दुमका । | ग्रेड पे- 6,600/ 

( पुनरीक्षित वेतनमान में 

Level -11) 
श्री किशोर लकड़ा , 

9,300-34,800 / 
अधीक्षक , मंडल कारा , गुमला । 

ग्रेड पे- 5,400 / 
( सेवानिवृत्त ) 

(पुनरीक्षित वेतनमान में 
Level- 9 ) 


37,400-67,000 / 
ग्रेड पे- 8,700/ 
( पुनरीक्षित वेतनमान में 
Level-13) 
37,400-67,000 / 
ग्रेड पे- 8,700/ 
( पुनरीक्षित वेतनमान में 
Level- 13) 
15,600-39,100 / 
ग्रेड पे- 7,600 / 
( पुनरीक्षित वेतनमान में 
Level - 12) 
15,600-39,100 / 
ग्रेड पे- 5,400 / 
(पुनरीक्षित वेतनमान में 
Level - 10 ) 


7 . 


द्वितीय एम.ए.सी.पी. 
देय तिथि-20.11.2015 


8 . 


द्वितीय एम.ए.सी.पी. 
देय तिथि -13.12.2013 


2) उपर्युक्त लाभों की स्वीकृति निम्नांकित शत्र्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है: 
( क ) ये वृत्तीय उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक है । 
( ख ) वृत्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन के निर्धारण का सत्यापन होने के उपरांत ही वित्तीय उन्नयन 

का लाभ देय होगा । 
( ग ) प्रदत्त वृत्तीय उन्नयन के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत 

एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ रद्द/ संशोधित कर दिया जायेगा तथा इन्हें भुगतान की गयी राशि की 
एकमुश्त वसूली/ प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019 


498 


3) इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमणों के दौरान संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण प्रशासी 
विभाग द्वारा भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम- 22 (i) ( ए) (i) के प्रावधानों तथा इस संदर्भ में 
भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन होगा। 

4 ) यह उत्क्रमण व्यक्तिगत है , जिसका उनकी पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा । संवर्ग में 
कनीय कर्मी को एम.ए.सी.पी. योजना के तहत् उच्चतर वेतनमान्/ ग्रेड वेतन प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी 
को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/ वेतन का संरक्षण देय नहीं होगा । 
5 ) उपरोक्त वृत्तीय उन्नयन पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुबोध कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
10 दिसम्बर , 2019 ई ० 


, 


2 . 


- 


संख्या-06/ अभि०-22/01/ 2010- 6303 गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड , राँची के 
अधिसूचना संख्या-6735 , दिनांक -24.11.2017 के द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निषेध ) अधिनियम , 1967 के 
अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति हेतु गठित प्राधिकार समिति में गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड, 
राँची के प्रतिनिधि के रूप में श्री बाल किशुन मुण्डा, संयुक्त सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड, राँची को नामित किया गया है । 

श्री मुण्डा 

के 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची से स्थानान्तरण के पश्चात् 
इनके स्थान पर श्री सतीश कुमार, संयुक्त सचिव, गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड, राँची को 
प्राधिकार समिति में गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया 
जाता है । 

श्री सतीश कुमार , संयुक्त सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची अगले 
आदेश तक प्राधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। 

अधिसूचना संख्या-6735 , दिनांक -24.11.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं इसके 
शेष प्रावधान यथावत रहेंगे । 


3 . 


4 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


तदाशा मिश्र, 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019 


499 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
5 दिसम्बर , 2019 ई ० ॥ 


- 


, 


संख्या -14/ ए०-1057/ 2013- 6550 श्री शत्रुध्न रजक , रा० पु ० से ०, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक , द्वितीय , 
गिरिडीह सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, सी ० सी ० आर०, बोकारो के विरूद्ध नगर थाना कांड संख्या-209/ 2012, दिनांक 
06.09.2012 धारा-467/ 468/471 /420/34 भादवि० का त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षण टिप्पणी समर्पित करने तथा अभियुक्त 
को लाभ पहुंचाने का प्रयास करने संबंधी आरोप के लिए संकल्प संख्या-6856, दिनांक-05.12.2017 के द्वारा 
विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया । 

विभागीय कार्यवाही के क्रम में जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवदेन में श्री रजक के 
विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाया गया । 

जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेख के सम्यक समीक्षोपरान्त , श्री शत्रुध्न रजक , रा ० पु ० से ० के दो 
वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है एवं संकल्प संख्या-6856, दिनांक 
05.12.2017 के माध्यम से संचालित विभागीय कार्यवाही का एतद् द्वारा निस्तार किया जाता है । 

उपयुक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार माननीय मुख्य ( गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूनम प्रभा पूर्ति, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
18 नवम्बर , 2019 ई ० | 


, 


संख्या-13/ पी०1-8001/ 2010- 6210 / सी ०,-- श्री कमल नयन चौबे , भा ०पु ० से ० ( 1986), महानिदेशक एवं 
पुलिस महानिरीक्षक , झारखण्ड, राँची अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त विशेष कार्य पदाधिकारी, पुलिस 
आधुनिकीकरण , कैम्प नई दिल्ली के प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार 

सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 11 दिसम्बर, 2019 


500 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
22 नवम्बर, 2019 ई ० | 


, 


होदा, 


संख्या-14 /ए0-12/ 2016- 6325 अधिसूचना संख्या-3991, दिनांक 18.07.2016 के द्वारा श्री मजरूल 

रा ० पु ०से ० को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया था । W.P. ( S.) No. -1900 /2019 मजरूल होदा बनाम 
झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में पारित आदेश के आलोक में श्री होदा को तत्काल प्रभाव से निलंबन 

मुक्त 
किया जाता है । 

संकल्प संख्या-5681, दिनांक 18.10.2017 एवं इसी क्रम में निर्गत संकल्प संख्या-6855 , दिनांक 
05.12.2017 के माध्यम से संचालित विभागीय कार्यवाही पर अंतिम निर्णय , श्री होदा के विरूद्ध दर्ज आपराधिक 
मामला के फलाफल के आधार पर लिया जाएगा। 

उपर्युक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय ( मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूनम प्रभा पूर्ति, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
28 नवम्बर, 2019 ई ० | 


संख्या-06/ अभि ०( अ॰लो अभि ०)-06/ 2019- 6125 महालेखाकर ( लेखा एवं हक ०), झारखण्ड , 

राँची 
कार्यालय के पत्रांक-5-APP - V-B- 781 , दिनांक-17.09.2019 द्वारा श्री दिनेश कुमार ओझा, अपर लोक अभियोजक , 
दुमका के पक्ष में निर्गत विवरणी के आधार पर इनके द्वारा अपने पुत्री के विवाह हेतु दिनांक -16.11.2019 से 
30.11.2019 तक कुल -15 (पन्द्रह ) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति पूर्ण वेतन पर झारखण्ड सेवा संहिता 
के नियम-227 , 230 एवं 248 के आलोक में दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश 

कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


501 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 11 दिसम्बर , 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 


पत्र संख्या-13/ आई.पी.एस.- 119/ 2019- 6363- 


प्रेषक , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


सेवा में , 


प्रधान महालेखाकार ( लेखा एवं हक . ), 

झारखण्ड, राँची । 
राँची, दिनांक- 26 नवम्बर , 2019 ई .। 


विषय : 


श्री सुनील भास्कर, भा.पु.से. ( 2007) के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी प्रभार रहित 
अवधि (दिनांक-30.06.2019 से 30.07.2019 तक ) की सेवा विनियमित करने के संबंध में । 


महाशय , 


निदेशानुसार , उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-6220, दिनांक 19.11.2019 के संबंध 
में कहना है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका-2 (i) में अंकित "(i) दिनांक -30.06.2019 से 30.07.2019 तक 
पदग्रहण काल " को निम्नवत पढ़ा जाय : 


"(i) दिनांक -30.06.2019 से 03.07.2019 तक पदग्रहण 


ल " 


2 . 


उक्त स्वीकृत्यादेश के अन्य तथ्य यथावत रहेंगे। 


विश्वासभाजन, 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 11 दिसम्बर , 2019 


502 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
13 नवम्बर , 2019 ई ० | 


. 


संख्या-13 /एल .- 110 / 2017- 6123 श्री मनोज कुमार सिंह , भा.पु.से., पुलिस उप- महानिरीक्षक , जंगल 
वारफेयर स्कूल , नेतरहाट को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10 , 11 एवं 20 के 
तहत दिनांक -14.11.2019 से 23.11.2019 तक कुल 10 ( दस ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

उक्त अवधि के लिए श्री सिंह, भा.पु.से. को कोटि वेतन देय होगा । 

विभागीय अधिसूचना संख्या -5000, दिनांक -19.09.2019 को रद्द किया जाता है, जिसके द्वारा श्री 
सिंह, भा.पु.से. को पूर्व में दिनांक -18.10.2019 से 26.10.2019 तक 09 ( नौ ) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत 
किया गया था । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


2 . 


3 . 


, 


शैलेश कुमार 

सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
14 नवम्बर, 2019 ई ० | 


संख्या -14/ ए .- 22/ 2019- 6155 अधिसूचना संख्या -5541, दिनांक -16.10.2019 एवं पुलिस मुख्यालय के 
प्रतिवेदन ( पत्रांक-1437, दिनांक-21.10.2019) के क्रम में श्री सुरेश प्रसाद पासवान, रा.पु.से. तत्कालीन पुलिस 
उपाधीक्षक (प्रशासन ) पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय, संथाल परगना क्षेत्र, दुमका सम्प्रति निलंबित के निलंबन 
अवधि में मुख्यालय- महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक , झारखण्ड, राँची का कार्यालय निर्धारित किया जाता है । 

निलंबन अवधि में श्री पासवान को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम -96 एवं 99 तथा झारखण्ड 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण-नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली के नियम 10 के अधीन अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता 
देय होगा । 
उपर्युक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


2 . 


3 . 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019 


503 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
21 नवम्बर , 2019 ई ० 


संख्या-05/ सी ० सी ० ए ०/01/ 90 / 2017- 5967 उपायुक्त- सह -जिला- दण्डाधिकारी, सरायकेला- खरसावाँ 
के पत्रांक -1371/ गो ०, दिनांक 12-11-2019 द्वारा जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों पर 
अंकुश लगाने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम , 2002 के तहत शक्ति प्रत्यायोजन का अनुरोध 
किया गया है। इसमें झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि सरायकेला- खरसावाँ 
जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरूद्ध करने की आवश्यकता है । 
ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत 
निरूद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत 
की धारा-12 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के सरायकेला- खरसावाँ जिला के 
उपायुक्त - सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा-12 ( 2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से 
आगामी तीन माह तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


धनेश 

कुमार , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 11 दिसम्बर, 2019 


504 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
03 दिसम्बर , 2019 


संख्या-4 /नि ० स०-12-11/ 2018-27165 ( HRMS) -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी 
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव (पंचम बैच, गृह जिला- धनबाद ) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित 
तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है : 


, 


Current Department 


SI. 
No. 


Employee Name 

G.P.F. No. 


Joining 
Date in 
Service 

5 
15/06/2016 


Date of 

Service 
Confirmation 

6 
15/06/2018 


1 


Current Office 

Current 
Designation 

4 
BARHI 

CIRCLE 
„HAZARIBAGH 
Circle Officer 


2 
BRAJESH KUMAR 

SRIVASTAVA 
(110077710593 ) 


1 


3 
DC OFFICE 
HAZARIBAGH 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 

सरकार के उप सचिव 
जीपीएफ संख्या: DNB/ POL/169 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
03 दिसम्बर, 2019 


संख्या-03/ नि ० सं०-09-16/ 2014 का . 9687-- श्री चन्द्र किशोर उराँव, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 590/03 ), 
विशेष सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 01.06.2012 से 
दिनांक 30.06.2012 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत 
किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019 


505 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
03 दिसम्बर , 2019 


संख्या-4/ नि ० सं०-12-88 / 2014 का . 9692-- श्रीमती किरण सोरेंग, झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच, गृह जिला 
गुमला), अंचल अधिकारी, दुलमी, रामगढ़ को निम्नवत् अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 


(i) दि ० 01.04.2018 से 27.09.2018 तक 


मातृत्व अवकाश के रूप में वित्त विभाग के संकल्प 
सं0- 551 दिनांक 01.03.2007 तथा 907 दिनांक 
01.07.2010 के तहत । 


( ii ) दि ० 28.09.2018 से 29.11.2018 तक 


उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिंह , 


अनिल 

कुमार 
सरकार के उप सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
04 दिसम्बर, 2019 


संख्या-1 /विविध-844/ 2016 का०- 9702-- श्री सुशांत गौरव , भा.प्र.से. ( झाः 2014), निदेशक , उच्च शिक्षा, 
झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 18( B) के तहत दिनांक 13.12.2019 से 
27.12.2019 तक कुल 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है। 


2. श्री गौरव के अवकाश अवधि में निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड का प्रभार श्री आदित्य कुमार 
आनंद, भा.प्र.से. ( झाः 2013), संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को दिया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


अरूण कुमार 
सरकार के अवर सचिव 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 11 दिसम्बर, 2019 


506 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
03 दिसम्बर , 2019 


संख्या-1/विविध -840/ 09 (खंड) का०- 9669-- श्री अविनाश कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 1993 ), प्रधान सचिव , 
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 
एवं 20 के तहत दिनांक 30.12.2019 से 03.01.2020 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा 
दिनांक 28.12.2019 से 29.12.2019 के शनिवारीय /रविवारीय अवकाश का उपभोग करने एवं उक्त अवधि में 
मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
03 दिसम्बर , 2019 


संख्या -1 /विविध-8016/05 ( खण्ड) का०- 9673-- श्रीमती पूजा सिंघल , भा.प्र.से. ( झाः 2000), सचिव, कृषि , 
पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड, राँची को भारत सरकार , कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , 
नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-13018/ 1/ 2010, दिनांक -07.09.2010 के आलोक में दिनांक 03.12.2019 
से 10.12.2019 तक कुल 08 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार 

सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019 


507 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


03 


दिसम्बर , 


2019 


संख्या -1 /विविध -824/ 2012 का०-9667-- श्री एल ० खियांग्ते, भा.प्र.से. ( झाः 88), महानिदेशक , श्री 

कृष्ण 

लोक 
प्रशासन संस्थान, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के 
तहत चिकित्सीय कारणों से हेतु दिनांक 02.12.2019 से 06.12.2019 तक कुल 05 दिनों के रूपान्तरित अवकाश 
की स्वीकृति तथा दिनांक 30.11.2019 से 01.12.2019 तक के सार्वजनिक/ राजपत्रित अवकाश का उपभोग करने 
तथा दिनांक 29.11.2019 के अपराह्न से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


अरूण कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
03 दिसम्बर , 2019 


संख्या-1/विविध-815/ 2017 का०- 9668-- श्री मनोज कुमार झा , भा.प्र.से. ( झाः 2002), प्रमण्डलीय आयुक्त , 
पलामू प्रमण्डल , मेदिनीनगर को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 
20 के तहत दिनांक 05.12.2019 से 13.12.2019 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा 
दिनांक 14.12.2019 से 15.12.2019 के शनिवारीय/ रविवारीय अवकाश का उपभोग करने एवं उक्त अवधि में 
मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


अरूण कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 11 दिसम्बर, 2019 


508 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
05 दिसम्बर , 2019 


संख्या-3/ नि ० सं०-09-22/ 2014 का.- 9742-- श्रीमती नयनतारा केरकेट्टा, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -777/ 03), 
निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर का दिनांक 18.08.2019 से 
06.09.2019 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिंह , 


अनिल 

कुमार 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 11 दिसम्बर , 2019 


509 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं RAJESH KUMAR पिता RAJENDRA KUMAR SABHLOK शपथ पत्र सं ० 79, दिनांक 
4 नवम्बर, 2019 के अनुसार RAJESHSABLOK के नाम से जाना जाऊँगा । 

RAJESH KUMAR एवं RAJESH SABLOK दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - 


१ 


E - 129, A BLOCK , SONARI, EAST JAMSHEDPUR , 
DIST.- EAST SINGHBHOM, 
STATE- (JHARKHAND ) 
PIN- 831011 . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं KALI CHARAN MAHATO पिता PARSHU RAM MAHTO शपथ पत्र सं ० 117, दिनांक 
10 अप्रैल, 2019 के अनुसार KALI CHARAN MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा । 

KALI CHARAN MAHATO एवं KALI CHARAN MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - 


SECTOR - 3 /D , Qr. No - 0048 , BOKARO STEEL CITY , 
DIST .- BOKARO , JHARKHAND , 
PIN- 827003 


प्रकाशनार्थ सूचना 


PEMMARAJU JUPITER 


मैं 

Mat PEMMARAJU RAMA KOTESWARA RAO 
शपथ पत्र सं ० 5370, दिनांक 29 मई, 2019 के अनुसार PEMMARAJU KSHITIJ के नाम से 
जाना जाऊँगा । 

PEMMARAJU JUPITER एवं PEMMARAJU KSHITIJ दोनों एक ही पुरुष का नाम है | 


RESIDENT OF - 


SECTOR- 4/ C , Qr. No - 2032 , 
P.O. & P.S.- SECTOR -4 , BOKARO STEEL CITY , 
DIST .- BOKARO , JHARKHAND 
PIN- 827004 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 11 दिसम्बर , 2019 


510 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं BIRENDRA KUMAR TIWARY पिता BALESHWAR TIWARY शपथ पत्र सं ० 1006 , 
दिनांक 29 जून , 2019 के अनुसार BIRENDRA KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा | 

BIRENDRA KUMAR TIWARY एवं BIRENDRA KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है | 


RESIDENT OF - VILLAGE 


SHANTI NAGAR CHANO 1 , 
P.O.- COLLEGE MOD , 
P.S.- KORRA , 
DIST .-HAZARIBAG , JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं KUTUBUDDIN ANSARI पिता ABDUL BASHAR ANSARI शपथ पत्र सं ० 444 A , 
दिनांक 5 नवम्बर, 2019 के अनुसार MD KUTUBUDDIN ANSARI के नाम से जाना जाऊँगा । 

KUTUBUDDIN ANSARI एवं MD KUTUBUDDIN ANSARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - 


HOUSE No.- 92 , BHARRA BASTI, 
P.O. & P.S.- CHAS , 
DIST.-BOKARO , JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं NAINA KISHOR DEVI, NAYNA KESHAR DEVI, NAINA KISHORE DEVI 
पति LATE SHANKAR YADAV शपथ पत्र सं ० 3373 , दिनांक 23 नवम्बर , 2019 के अनुसार 
NAINA KESHAR DEVI के नाम से जानी जाऊँगी । 

NAINA KISHOR DEVI, NAYNA KESHAR DEVI , NAINA KISHORE DEVI एवं 
NAINA KESHAR DEVI चारो एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF -- 


POCHRA BANGLA 


P.O.- BARKAKANA 


P.S.- PATRATU , 


DIST- RAMGARH, 


STATE_JHARKHAND , 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार, 11 दिसम्बर , 2019 


511 


प्रकाशनार्थ सूचना 


# MANISHA KUMARI A MANI BHUSHAN SINGH 9199 Ho 8 , Pacich 
16 नवम्बर , 2019 के अनुसार KUMARI MANISHA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी । 

MANISHA KUMARI एवं KUMARI MANISHA SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF -- 


14/668 , RAMADHIN BAGAN , 


TELCO JAMSHEDPUR LUYABASA , 


EAST SINGHBHUM, 


STATE - JHARKHAND , 


PIN- 831008 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं PUJA पिता UDAY SHANKAR JHA शपथ पत्र सं ० 11723, दिनांक 28 अगस्त , 2019 के 
अनुसार PUJAJHA के नाम से जानी जाऊँगी । 

PUJA एवं PUJAJHA दोनों एक ही महिला का नाम है | 


RESIDENT OF -- 


CENTRAL SITE, 2 No KUNWA, 


P.O.- GHATOTAND , 


P.S.- MANDU , BARUGHUTU , 


DIST- RAMGARH 


STATE - JHARKHAND , 


PIN- 825314. 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 41 -- 50 | 


